निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1191 ) पटना , सोमवार , 17 दिसम्बर 2018 


सं0 14 / डी0एल0ए0 - एल0ए0ए0 - नीति - (मुआवजा) - 03 / 2014 - 1372 / रा० , 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू - अर्जन निदेशालय ) 


संकल्प 

11 दिसम्बर 2018 
विभागीय संकल्प सं0 - 1143 / रा0 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा भूमि - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency 
In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act , 2013) की धारा 26 (2) के अधीन एवं प्रथम 
अनुसूची ( First Schedule) में अन्तर्विश्ट प्रावधानों के आलोक में पेरिफेरल क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में अर्जन से प्रभावित 
हितबद्ध भू - धारियों को पारदर्शी तरीके से उचित एवं समानुपातिक प्रतिकर की राशि का भुगतान के उद्देश्य से शहरी 
क्षेत्रों से सटे " पेरिफेरल क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा के निर्धारण हेतु 
शहरी क्षेत्र की सीमा से दूरी के आधार पर गुणक फैक्टर ( Multiplier Factor ) विनिश्चित किया गया है । 

2. उक्त संकल्प में नगरपालिका क्षेत्र यथा नगर निगम / नगर परिषद् एवं नगर पंचायत से सटे 
" पेरिफेरल क्षेत्र " एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा के निर्धारण हेतु 
नगर निकाय क्षेत्र के भौगोलिक सीमा से दूरी को निम्नरूपेण स्पष्ट किया जाता है : 


नगर निकाय क्षेत्र से दूरी 


| क्र0 नगर निकाय 

का नाम 


गुणक फैक्टर 
(Multiplier 
Factor) का 
निर्धारण 

1.25 
1.50 


नगर निगम । ( क ) नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 0 से 08 कि . मी . 

( ख ) नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 08 से 10 कि . मी . 
( ग) नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 10 कि . मी . से अधिक 


02 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 दिसम्बर 2018 


1 . 5 


1. 75 


02 


नगर परिषद् । ( क ) नगर परिषद् वार्डों की सीमा से 0 से 04 कि . मी . 

| ( ख ) नगर परिषद् अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 04 से 06 कि . मी . 

| (ग ) नगर परिषद् वार्डों की सीमा से 06 कि . मी . से अधिक 
- नगर पंचायत । ( क ) नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 0 से 02 कि . मी . 

| ( ख ) नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 02 से 04 कि . मी . 
| ( ग ) नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 04 कि . मी . से अधिक 


71. 


1.75 
1 .85 
02 


3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प सं0 - 1143 / रा0 दिनांक 23. 10.2018 को इस हद तक 
संशोधित समझा जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1191 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


